सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 6 


5 पौष , 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , - 

26 दिसम्बर, 2016 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
21 दिसम्बर , 2016 


संख्या -1/ स्था०शि०स्था०नि०-24 /2015 न०वि०- 6993-- श्री नवल किशोर प्रसाद, कार्यपालक 
अभियंता, जो नगर विकास एवं आवास विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं , की सेवा उनके पैतृक 
विभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस की जाती है | 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 6 - - 50 


